hti.. 


. 


. 


. 


. 


... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


6 आषाढ़ 1936 ( श०) 


संख्या 283 राँची , शुक्रवार 


27 जून , 2014 ( ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग । 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
17 जून , 2014 


संख्या - ख0नि0( बैठक )- 41 /2013-1169/एम0-- राँची, झारखण्ड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन 
समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु सम्यक विचारोपरान्त उप 
निदेशक , खान, राँची, कोल्हान , हजारीबाग, दुमका, धनबाद एवं पलामू अंचल की अध्यक्षता में निम्न रूप से 
उड़नदस्ता दल का गठन किया जाता है : 


| 1 संबंधित अंचल के उप निदेशक , खान 


अध्यक्ष 


| 2 अँचलान्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों के जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 27 जून , 2014 


1- उड़नदस्ता दल अवैध खनन में लिप्त/ दोषी व्यक्तियों अथवा फर्मो आदि के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी 

कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। 
2- उड़नदस्ता दल को उनके अनुरोध पर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक आवयकतानुसार सशस्त्र पुलिस 

बल इस निमित्त उपलब्ध करायेगें । 
3- उड़नदस्ता दल कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आनन्द मोहन ठाकुर , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 283 - 50 | 


